रजिस्टी सं. डी . एल. - 33002 /99 


REGISTERED No. D. L. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


GOVERNMENT OF MOUAREGISTERED 


दिल्लीराजपन 


समय नयने 


.....-.. 


Delhi Gazette 


...- 


- 


---..-..--..-..- 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


..--........ 


...- 


सं . 198] 
No. 198 ] 


दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 20 , 2013 / अग्रहायण 29, 1935 [ रा. रा.रा. क्षे.दि. सं. 202 
DELHI , FRIDAY , DECEMBER 20, 2013/ AGRAHAYANA 29, 1935 [ N. C. T. D. No. 202 


." 


- 


- 


- 


- 


- 


भाग - IV 
PART- IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


वित्त (राजस्व -1) विभाग 

___ अधिसूचना 

दिल्ली , 20 दिसम्बर, 2013 
सं . एफ . 10 (5) / वित्त ( राजस्व -1) / 2013 - 14 / डीएस - VI / 986. - दिल्ली आबकारी अधिनियम , 2009 ( 2010 का 
दिल्ली अधिनियम 10 ) की धारा 81 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
सरकार इसके द्वारा दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 का पुन : संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ . - (1 ) इन नियमों को दिल्ली आबकारी ( संशोधन ) नियमावली , 2013 कहा जा सकेगा । 


( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी । 


2. नियम 32 में संशोधन . - दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 32 के उप - नियम ( 1) में " लाइसेंसों की 
श्रेणियां तथा लाइसेंस प्रदान करने और नवीनीकरण के लिये प्राधिकारी " क्रम सं. 14 के पश्चात निम्नलिखित सन्निविष्ट किया 
जायेगा, अर्थात् : 


5359 DG/ 2013 


(1 ) 


- 


- - 


. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- 


- 


क्रम स . 


प्रपत्र 


लाइसेंसों का विवरण 


प्रदान करने के लिये । 
अधिकृत प्राधिकारी 

उपायुक्त 


नवीकरण के लिए 
अधिकृत प्राधिकारी 

उपायुक्त 


14क 


एल - 9ए 


एल - 1 / एल - 1एफ के थोक 
लाइसेंसधारियों के साथ मिलकर शापिंग 
माल में सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय तथा 
विदेशी शराब के खुदरा विक्रय केन्द्र 


3. नियम 154 का संशोधन. - दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 154 के उपनियम (2) में, 


( क ) क्रम सं. 11 के पश्चात् निम्नलिखित पंक्ति सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् : 


क्रम सं . 


लाइसेंसों के प्रपत्र 


लइसेंसधारियों का विवरण 


नियम का 

संदर्भ 
32( 1 ) 


वार्षिक लाइसेंस शुल्क 

( रुपयों में ) 
8, 00, 000 


11क 


एल - 9ए 


एल -- 1 / एल - 1एफ के थोक 
लाइसेंसधारियों के साथ मिलकर 
शापिंग माल में सार्वजनिक क्षेत्र में 
भारतीय तथा विदेशी शराब के खुदरा 
विक्रय केन्द्र 


( ख ) 


क्रम सं0 24 के पश्चात् निम्नलिखित पंक्ति सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् : 


क्रम सं . 


लाइसेंसों के प्रपत्र । 


लाइसेंसधारियों का विवरण 


लाइसेंस शुल्क 


नियम का 
उल्लेख 


24क 


32(1 ) 


| सीट कवर | लाइसेंस 
वाले शुल्क 

(रुपयों में ) 
एल - 18क अलग रेस्तरा में भारतीय 

50 तक 50 , 000 
बियर / अल्कोप्स परोसना 151 - 10075 ,000 

| 101 - 200 1,00, 000 
एल - 18 एफ 

अलग रेस्तरा में भारतीय एल 18क के लिये लागू 
बियर / अल्कोप्स परोसना लाइसेंस शुल्क का दस 

प्रतिशत 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, 

रविन्द्र कुमार, उप - सचिव - VI ( वित्त ) 


24ख 


32( 1 ) 


- 


- 


FINANCE ( REVENUE -I) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 20th December, 2013 
No . F . 10 (5 )/Fin (Rev - 1)/2013- 14 /dsV1/986 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 
81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010 ), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby 
makes the following rules to further amend the Delhi Excise Rules , 2010 , namely :- . 

___ 1. Short title and commencement( I). -- These rules may be called the Delhi Excise ( Amendment ) 
Rules, 2013. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


% 


- 


. . 


- 


- -- - - - -- 


- - - - . ... ..... 


. ...... - 


. . 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


2 . Amendment of rule 32.-- - In the Delhi Excise Rules, 2010 in rule 32 , in sub rule (1) “ Class of licences and 
authorities to grant and renew licences” , after S1.No. 14 , the following shall be inserted , namely : 


| SI . No. 


Form 


Authority 
empowered to renew 
Deputy Commissioner 


14A 


L -9A 


Details of Licences 

Authority 

empowered to grant 
Retail vend of Indian and Foreign Liquor Deputy Commissioner 
in Public Sector in Shopping Malls in 
collaboration with wholesale L - 1/ L -IF 
licencees 


3. Amendment in rule 154 . - In the Delhi Excise Rules , 2010 in rule 154 , in sub rule (2 ), — 


( a) after SI. No.1 I, the following row shall be inserted, namely : -. 


SI. No . / 


Description of licencees 


Reference of 

rule 
32 ( 1 ) 


Forms of 
licencee 
L -9A 


Annual Licence fee 

(In Rs .) 
8, 00 ,000 


11 A 


Retail vend of Indian and Foreign Liquor 
in Public Sector in Shopping Malls in 
collaboration with wholesale L - 1/ L -1F 
licencees 


( b) after SI. No.24, the following row shall be inserted , namely : ---- 


SI. No . 


| Description of licencees 


Reference of 

rule 


Forms of 
licencee 


24A 


32 ( 1 ) 


L - 18A 


License fee 
Having seat License fee (in 
cover 

Rupees ) 
Upto 50 

50, 000 
51 - 100 

75 , 000 
101 - 200 

1 . 00, 000 
Ten percent of license fee applicable for 
L -18A. 


Service of Indian beer 
alcopops In independent 
Restaurant 
Service of Foreign 
beer/alcopops in 
independent Restaurant 


24 B 


32 ( 1 ) 


L - 18AF 


By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory ofDelhi, 


RAVINDER KUMAR, Dy . Secy .- VI ( Finance ) 


भूमि एवं भवन विभाग 

___ अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 20 दिसम्बर, 2013 
सं . एफ . 7( 31 ) / 12 / भू. व. भ. / भू . अ. / एमआरटीएस / 15034.-~~- जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह संतुष्टि 
होती है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा बादली कारीडोर मैट्रो प्रोजैक्ट फेस -Im हेतु 
बादली डिपो , एरिया 2,08 ,096.93 वर्ग मीटर ( 246, 16. 10 ) जहाँगीरपुरी के लिए भूमि प्राप्त किया जाना है । अतः इसके 
द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना 


यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 6 के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती 
है , जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना सं . 7( 31) / 12 / भू . व. भ . / भू . अ. / 
एमआरटीएस / 14752 दिनांक 18. 12. 2013 द्वारा की जा चुकी है । और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के 
अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ( उत्तर) दिल्ली , को उक्त भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए 
इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है । 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- 


Notorolo 


Facharlal 


1 - 7 


-- 


- 


- 


- 


- 


3 - 7 
2 - 8 


11 . 


12. 


14 . 


16 . 


भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण समाहर्ता ( उत्तर), 1, कृपा नारायण मार्ग, दिल्ली के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्ट विवरण 
क्र . सं . कुल क्षेत्र खसरा नं . 

क्षेत्र 
(बीघा - बिस्वा ) 

( बीघा--बिस्वा) 
गांव खेड़ा कला क्षेत्र 

83 // 13/ 2 

2 - 8 
32. 0. 10 

83 //14/ 2 

2 - 8 
83// 17/ 2 

3- 5 - 10 
83// 18 

4 - 16 
83// 19/ 1 

2 - 8 
83// 21/ 1/ 2 

0 - 5 
83// 21/ 2 / 2 
83// 21/ 3/ 2 

0 - 16 
83 // 22/ 

4- 16 
10 . 

83// 23 
97/11/ 2 
971/ 2 

3 - 13 
13. 

971/ 10/ 2 

0- 3 
| गांव सिरसपुर क्षेत्र 214. 16 

782/ 1 

2 - 8 
15 . 

783/ 1 

2 - 8 
784/ 1 

1 - 2 
785/ 1 

0 -16 
18 . 

786/ 1 

2 - 6 
787/ 1 

7 - 0 
20 . 

788 

5 - 5 
789 

4 - 5 
22 . 

790 

3 - 18 
23. 

791/ 1 

4 - 7 
792 

4 -16 
793 

8 - 14 
26. 

794 

3- 17 
795 

4 - 16 
796 

1 - 13 
29 . 

1 - 4 
798 

1 - 9 
31. 

799 

4 - 8 
32. 

800 

4 - 16 
33. 

801/ 1 

3 - 8 
34. 

802/ 1 

0 - 14- 10 
35 . 

805 

4 - 16 
36. 

806 

3- 11 
37 . 

807 

1 - 18 

2 - 3 
808/ 2 

2 - 4 


17. 


19 . 


21 . 


24. 
- 25 . 


27 . 
28 . 


797 


30 


EEEEEEMANTRA 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


808/ 1 


38. 
39 . 


- 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


M 


ara 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45 . 
46. 


- 


- 


47 . 


48. 
49 . 


50 . 


51 . 


809 
810 
811 / 1 
811/ 2 
812 
813 
819/ 1 
888 / 1 
889 / 1 
904/ 1 
905/ 1 
906 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 


52 . 
53. 
54 . 


55 . 


56. 
57 . 
58. 
59 . 
60. 
61 . 


5 -18 
1 - 8 
4 - 3 
0 - 10 
4 - 16 
4 - 16 
3- 5 
2 - 14 

0 - 6 
1 - 7 - 10 
3- 17 
4 - 5 
5 - 0 
4 - 16 
5 - 2 
3 - 19 
4- 16 
4 -16 
4 -16 
4 - 16 
4 - 16 
2 - 16 
6 - 11 
4- 16 
4-16 
4 - 16 
4 - 16 
4 - 16 
4 - 16 
4 - 16 
5 - 6 
6 - 19 
4 - 16 
4 -12 
3 - 8 
6 - 4 
0 - 5 
0 - 14 

3- 11 
246. 16. 10 ( 2, 08.096.93 ) वर्ग मीटर 


62 . 


63. 


920 


64. 
65 . 


66 . 


67 
68. 


69. 
70. 
71 . 


72 . 


921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929/ 1 
936/ 1 
937 / 1 
938/ 1 
847 / 1 
907 / 1 
कुल क्षेत्र 


73. 


74. 
75 . 
76 . 
77 . 
78 . 


Ca59 07/ 13 • 27 


WASTAVA 


WAN 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


ANA 


LAND & BUILDING DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 20th December, 2013 
No. F . 7(31)/12 / L & B /LA /MRTS / 15034 .- Whereas the Lt. Governor, Delhi is satisfied that land is required 
to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely Badli Depot, area 2 ,08,096 .93 sqm (246 
16 - 10 ) for Jahangirpuri - Badli corridor MRTS Project Phase -III . It is hereby notified that the land in the locality 
described below is likely to be acquired for the above purpose. 

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 in respect of the 
land notified u /s 4 of L . A . Act, 1894 vide Notification No. F . 7 (31)/ 12 /L & B /LA /MRTS / 14752 , dated 18 / 12 / 2013 to all 
whom it may concern . Under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector (North ), 
i Kirpa Narain Marg, Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land . 

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (North ) 1 Kirpa Narain 
Marg , Delhi. 

SPECIFICATION 


S . No. 


Total Area (Bigha - Biswa) 
Village Kheda Kalan Area = 32 - 0 - 10 


Khasra No. 
83 / 13 /2 
83 // 14 / 2 
83 // 17 /2 

837/ 18 
83 // 19 / 1 
83 //21/ 1 /2 
83//21/ 2 /2 
83 //21/ 3 /2 
83 //22 / 
83 //23 
971/ 1 /2 

971/2 
97 // 10 / 2 

782/ 1 
783 / 1 
784 / 1 
785 / 1 
786 / 1 
787 / 1 
788 


Area ( Bigha - Biswa) 

2 - 8 

2 - 8 
3- 5 - 10 
4 - 16 
2 - 8 
0 -5 
1- 7 
0 - 16 
4 - 16 
3 - 7 
2 - 8 
3 - 13 
0 -3 
2 -8 
2 - 8 
1 -2 
0 - 16 
2 -6 
7 -0 


Village Siraspur Area = 214 -16 


15 . 


16 . 


18 . 


5 -5 


21. 


789 


22 . 


. 


23 . 


24 . 


790 
791/ 1 
792 
793 
794 
795 


25 . 
26 . 


4 -5 
3- 18 
4 -7 
4 - 16 
8 - 14 
3 - 17 
4 - 16 
1 - 13 
14 


27 . 


28 . 


796 


29 . 


797 


- - - 


- 


- 


- - - - .. - . . - - - - - - 


. .... . . . 


.. - 


- 


- 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


tar 


30 . 
31. 


32 . 


33. 


34 . 


1- 9 . 
4 - 8 
4 - 16 

3 - 8 
0 - 14 - 10 

4 - 16 
3 - 11 
1 - 18 
2 - 3 


35. 


798 
799 
800 
801/ 1 
802/ 1 
805 
806 
807 
808 / 1 
808 /2 
809 
810 
811 / 1 
811/ 2 
812 


36 . 
37 . 
38 . 
39 . 
40 . 


2 - 4 


41. 


42. 


43 . 
44 . 


45 . 


813 


46 . 
47 . 
48. 
49. 
50 . 
51. 
52. 


819 / 1 
888 / 1 
889/ 1 
904/ 1 
905 / 1 
906 
908 
909 


5 -18 
1 - 8 
4 - 3 
0 - 10 
4 - 16 
4 - 16 

3 - 5 
2 - 14 

0 -6 
1 - 7 - 10 
3 - 17 
4 - 5 
5 - 0 
4 - 16 


53 . 


54 . 


910 


5 - 2 


55. 


56 . 


911 
912 
913 


Jy 


914 


58. 
59 . 
60. 
61. 
62. 
63. 


915 
916 
917 
918 
919 


3 - 19 
4 - 16 
4 - 16 
4 - 16 
4 - 16 
4 - 16 
2 - 16 
6 - U 
4 - 16 
4 - 16 
4 - 16 
4 - 16 
4 - 16 
4 - 16 


64 . 


920 


65 . 


66 . 


67. 
68 . 


4 - 16 


921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929/ 1 
936 / 1 


70 


71. 


72 . 


5 - 6 
6 - 19 
4 - 16 
4 - 12 
3 -8 


73 . 


74 . 


5359 09 / 13 -3 


ST 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


- 


- 


- 


ma 


937/ 1 


6 - 4 


0 -5 


938 / 1 
847/ 1 
907/ 1 


0 -14 


3 - 11 


Total Area = 


। 


246- 16- 10 ( 2, 08, 096. 93 sqm) 


सं . एफ . 7( 31) / 12 / भू. व. भ . / भू. अ. / एमआरटीएस / 15035.-- भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 17 की 
उप - धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ( उत्तर) दिल्ली 
को सहर्ष निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप - घारा ( 1 ) के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की 
समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना सं . 7( 31) / 12 / भू . व. भ. / भू . अ. / एमआरटीएस / 
14752, दिनांक 18 - 12 - 2013 धारा 4 एवं सं . 7( 31 ) / 12 / भू. व. भ. / भू. अ. / एमआरटीएस / 15034 , दिनांक 20 - 12 -2013 धारा 6 
में दिया हुआ है । 


har 


No . F . 7 (31)/ 12 / L & B /LA /MRTS /15035 .-- -In exercise of the powers conferred by sub section ( 1) of section 17 
of the Land Acquisition Act, 1894 , the Lt. Governor , Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector (North ), 
Delhi to take possession of land the specification of which is given inthis notification u/ s 4 No . F. 7 (31 )/ 12/ L & B / 
LA/ MRTS/14752 , dated 18 -12-2013 and U /s . 6 No . F . 7( 31 )/12/ L & B/ LA/ MRTS/ 15034, dated 20- 12 -2013 on expiration 
of 15 days from publication of the notice under sub-section (1 ) of section 9 of the said Act. 


सं . एफ . 9( 10 ) / 06 / भू . व . भ . / भू . अ. / 15056. -" जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि 
सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा रोड ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है । 
अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण 
किया जाना संभावित है । 


यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन 
सर्वसंबंधित के लिए प्रचलित की जाती है । 

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों 
को उनके कर्मचारियों एवं कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उप - धारा 
द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं । 

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भी भूमि के अर्जन में कोई आपत्ति है , अधिसूचना के प्रकाशन 
के 30 दिन के अंदर दिल्ली के भूमि अधिग्रहण समाहर्ता( दक्षिण - पश्चिम),दिल्ली के समक्ष अपनी आपत्ति लिखित रूप 
में प्रस्तुत कर सकता है । 


भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण समाहर्ता ( दक्षिण - पश्चिम ), ओल्ड टैक्स टर्मिनल 
बिल्डिंग, कापसहेड़ा, दिल्ली के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्ट विवरण . 


गाँव 


बिजवासन 


कुल क्षेत्र 
( बीघा - बिस्वा -बिस्वांसी) 

00 - 03- - 16 
00 - 07 - 12 
00 - 02 - 00 
00 - 13 - 08 


चारदीवारी के क्षेत्र की 

संख्या 
खसरा नं 222 / 1 
खसरा नं 223 / 1 
खसरा नं 265 / 1 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

ऊषा चतुर्वेदी, उप - सचिव ( भू . अ. ) 


- 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


aa 
- 


- Pu 


- 


- 


No. F . 9 ( 10 )/06 /L & B /LA / 15056 .----Whereas it appcars to the Lt. Governor, Delhi that land is likely to be 
required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for construction of Road Over 
Bridge. It is, hereby , notified that the land in the locality described in the specification below is likely to be acquired for 
the above purpose . 


Thc notification is made under the provisions of sub - Section ( 1) of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
to all whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorize the 
Officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the 
land in the locality and do all other acts required or permitted by that section . 


Any person , interested , who has any objection to the acquisition of any land in the locality , may within 30 days 
of the publication of the notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector ( SW ), New Delhi. 


Map showing the boundaries of land covered by the notification is available for inspection in the office of the 
Land Acquisition Collector (SW ), Old Tax Terminal Building , Kapashera , New Delhi. 


SPECIFICATION 


VILLAGE 


FIELD NOS. OF BOUNDARIES 


Bijwasan 


TOTAL AREA 

B - B - B 
00 -03 -16 
00 - 07 - 12 
00- 02 - 00 


Kh, No. 222/ 1 
Kh. No. 223/1 
Kh. No. 265 / 1 


00 - 13- 08 


By Order and in thc Name of the Lt. Governor of the NationalCapital Territory of Delhi, 


USHA CHATURVEDI , Dy. Secy . ( LA ) 


श्रम विभाग 


अधिसूचना 


दिल्ली , 20 दिसम्बर , 2013 


सं . एफ . 1/ 31/600/ श्रमा./ स्था ./ 08/4306. - औद्योगिक विकास मंत्रालय , भारत सरकार की दिनाँक 14 फरवरी , 
1958 की अधिसूचना सं. का. आ. 108 के साथ पठित बॉयलर अधिनियम , 1923 ( 1923 का 5) की धारा 5 का उप-धारा ( 4) 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में जारी सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री आर . एन . दहिया , मुख्य निरीक्षक कारखाना को तत्काल उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये मुख्य निरीक्षक बॉयलर एवं स्मोक न्यूसेंस के रूप में आगामी आदेशों 
तक नियुक्त करते हैं । 


___ इसके अतिरिक्त बॉयलर अधिनियम , 1923 की धारा 5 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री एस . पांडियां राजन , उप -मुख्य निरीक्षक कारखाना को तत्काल उक्त 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये निरीक्षक बॉयलर के रूप में नियुक्त करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर , 

रमेश तिवारी, सचिव एवं आयुक्त ( श्रम ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


LABOUR DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 20th December , 2013 
No. F. 1/ 31/ 600/ LC/ Estt ./ 08/ 4306.-~~-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 4) of section 5 of the 
Boilers Act, 1923 ( 5 of 1923 ) read with Government of India, Ministry of Industrial Development s Notification 
No. S . O . 108 dated 14th February , 1958 and in supersession of all previous notifications issued in this behalf , Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Shri R . N . Dahiya, Chief Inspector of Factories as 
Chief Inspector of Boilers and Smoke Nuisances for the National Capital Territory of Delhi for the purposes of the said 
Act, with immediate effect till further orders. 

Further, in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 5 of the Boilers Act, 1923 , the 
Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi appoints Sh . S . Pandia Rajan , Dy. Chief Inspector of 
Factories , as Inspector of Boilers for the National Capital Territory of Delhi for the purposes of the said Act , with 
immediate effect till further orders . 

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, 

RAMESH TIWARI, Secretary -cum -Labour Commissioner 


व्यापार एवं कर विभाग 

___ अधिसूचना 

दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2013 
सं . फा . 7 ( 400 ) / नीति / वैट / 2011 / पार्ट फा . / 1107 - 1120. - अधिसूचना संख्या फा .7 / 400 / नीति / वैट / 
2011 / पार्ट फा . / 864 - 877 दिनांक 01 -- 10 - 2013 के आंशिक संशोधन में , जिसमें देना बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 
को वैट / सीएसटी के संग्रहण के लिए दिनांक 15 / 10 / 2013 से विमुक्त किया गया था , दिल्ली मूल्य संवर्धित कर 
नियमावली, 2005 के नियम 31 के उपनियम ( 2 ) के साथ पठित खण्ड ( ख ) के उप - नियम ( 4 ) के नियम 2 तथा 
दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 की धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मैं , प्रशांत 
गोयल , आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र को , किसी 
व्यापारी द्वारा अधिसूचित वैट / सीएसटी के संग्रहण के लिए , उपयुक्त व्यापारियों तथा ठेकेदारों (टेन धारकों ), जो कि 
इस विभाग में पंजीकृत हैं , द्वारा बकाया वैट / सीएसटी की देय राशि के लिए, पुनः अधिसूचित करता हूँ । 

अधिसूचना संख्या फा . 7 / 400 / नीति / वैट / 2011 / पार्ट फा . / 383-- 396 दिनांक 05 - 07 - 2013, की अन्य विषय वस्तु 
उसी प्रकार रहेगी । 

प्रशांत गोयल, आयुक्त ( मूल्य संवर्धित कर ) 


DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES 

NOTIFICATION 2017 

Delhi, the 20th December , 2013 
No. F. 7( 400)/ Policy/VAT /2011/ PF/1107 -1120. — In partial modification of this department s Notification 
No. F. 7( 400 )/ Policy /VAT/ 2011 / PF/ 864- 877, dated 01 - 10 - 2013, regarding de- notification of Dena Bank and Bank of 
Maharashtra for collection of VAT / CST dues w. e.f. 15 - 10- 2013, I, Prashant Goyal , Commissioner, Value Added Tax , in 
exercise of the powers conferred upon me under sub- rule ( 2 ) of rulc 31 read with clause ( b ) of sub- rule ( 4 ) of rule 2 of 
Delhi Value Added Tax Rules, 2005 and section 36 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 hereby renotify Bank of 
Maharashtra located in National Capital Territory of Delhi as appropriate Government Treasury for the purpose of 
deposit of Value Added Tax dues in relation to a dealer who are registered or liable to be registered under the Act and 
from contractees (TAN holders ) . 

Rest of the contents of the Notification No . F. 7( 400)/ Policy/ VAT/ 2011 /PF/ 383 - 396, dated 05- 07 - 2013 shall 
remain the same. 

PRASHANT GOYAL , Commissioner, Value Added Tax 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


